. 


IRANP 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण , 1940 ( श० ) 
25 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 701 राँची, बुधवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
29 जून , 2018 


संख्या -5/ आरोप-1- 330/2014-901 ( HRMS)-- श्री जामनी कान्त , कार्यपालक दंडाधिकारी , बुंडू के 
विरुद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं विवरण: 


Decision of the Competent Authority 


Effective Date 


SI. | 
No . 


Employee Name 
( G. P. F. No. ) 


29/06/ 2018 


1 | JAMNI KANT 

|( BHR/ BAS/1476 ) 


श्री जामनी कान्त , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 467/ 03 , 
गृह जिला- हजारीबाग ) को निलंबित किया जाता है . 


श्री जामनी कान्त, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 467/ 03 , गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन अंचल 
अधिकारी, कांके , राँची को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के आलोक में दर्ज निगरानी 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 25 जुलाई , 2018 
थाना कांड सं० -50/ 95 , दिनांक 4 जुलाई , 1995, Vigilance (Spl .) Case No . 11/1995 , CNR-JHR 
No .1- 000004 -1995 में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के न्यायालय द्वारा 
दिनांक 28 अप्रैल , 2018 को पारित आदेश में u/s 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 के 
तहत दो साल की सश्रम कारावास एवं पच्चीस हजार रूपये का अर्थ दण्ड दिया गया है । 


2. अतः श्री जामनी कान्त को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2016 के नियम- 9( 2)( ख ) के तहत् निलंबित किया जाता है । 


3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , द॰छो० प्रमंडल , राँची 
रहेगा । जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं0 - 3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिति 
दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2016 के नियम -10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 

सरकार के उप सचिव , 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 . 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 701 -- 50 


